CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
7 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 197 राँची, बुधवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
3 फरवरी, 2017 ई० 


संख्या-12/पी०1 -8004/ 2013-733-- श्री विजय महतो, पुलिस उपाधीक्षक , एसटी०एफ० 
( झारखण्ड , जगुआर), राची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , विशेष 
शाखा, झारखण्ड , राची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मुकुल कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 197 -- 50 


